PART 1 ] 


HARYANA GOVT GAZ ., OCT, 30 , 1979 (KRTK . 8 , 1901 SAKA ) 


1705 


सौंपे गए 


क्रमांक 1452 -ज ( II )-79/38822.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य 
में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए) ( ए ) तथा 3( 1 ए) के अनुसार 
पधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके 
नाम के सामने दी गई फ़सल तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है : 
क्रमांक जिला 

जागीर पाने वाले गांव व पता तहसील 

फसल /वर्ष जब से वार्षिक 
जागीर दी गई राशि 


का नाम 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


2 


100 


1 गुड़गाया श्रीमती धन दई , विधवा महन्दपुर गुहगावां रबी ,, 1973 

150 
श्री दाता राम 

झाड़सा 
श्री गैपाल दास , पुनः एच / 455, 

खरीफ , 1965 
श्री परमानन्द अर्जुन नगर, 

खरीफ, 1970 

150 
गुड़गांवा 

दिनांक 9 प्रातूवर, 1979 
क्रमांक 14205 ( I) -79/40065. पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया 
है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते 
हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री लाल सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, गांव हिंगा खेड़ी, तहसील थानेसर जिला कुरुक्षेत्र को रवी, 1975 से 150/ 
रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1463-ज ( II )-79/40069.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री रिसाल सिंह, पुत्र श्री बोद, गांव कथूरा , तहसील गोहाना, जिला सोनीपत को रवी 1977 से 
150/ - रपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


- 


- 


- 


दिनांक, 10 अक्तूबर, 1979 
क्रमांक 1483-ज (II )-79/40232.-- हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 957-ज ( II ). 
79/275937 दिनांक : 28 जन, 1979 में मुद्रित हुई है कि पहली लाईन में वर्णित जागीरदार श्री मंगलोराम , पुत्र श्री सेह राम को बजाये 
श्री मंगली राम , पुत्र श्री सेदू राम पढ़ा जाये । 

दिनांक 16 अक्तूबर , 1979 
क्रमांक 1598-ज (I )-79/41121.-- पुर्वी पंजाब युद्ध पुरुस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2(ए ) ( 1ए) तया 3( ए ) के अनुसार सौरे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यगल श्री प्रहलाद सिंह, पुत्र मासा राम, गांव बास अकबरपुर, तहसील हांसी , जिला हिसार को 
रवी 1973 से 150/ - रु. वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गईशर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1517 -ज ( I ) -79/41125.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है ) को धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तया 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उनके नाम के सामने 
दी गई फसल तया राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है : -- 
क्रमांक जिला जागीर पाने वाले का नाम गांव व पता 

तहसील फसल वर्ष जब से वार्षिक राशि 

जागीर दी गई 


- 


| 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


सपर 
150 


15 महेन्द्रगढ़ । 


कारीरा 


महन्द्रगढ़ 


खरीफ़ , 1976 


गुलाब सिंह , पुत्र 
श्री जी बुध राम 
बीमती नस्थिमा देवी , विधवा 
श्री सुरजन तिव 


2 : , 


कोटी 


नारनौल 


वरीफ़ , 1974 


1503 


